निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 278 ) 


31 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 21 जून 2012 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

15 जून 2012 
सं0 1 / अ0 - 08 / 2011 - सा0 प्र0 - 8665 – श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0 ( 89 ), सचिव, बिहार 
मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम - 10 , 11 
एवं 20 नियमों के अधीन दिनांक 18 जून , 2012 से 06 जुलाई, 2012 तक कुल उन्नीस (19 ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

___ 2. श्रीमती किनी की अवकाश - अवधि में श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0 (91 ), सचिव , 
सहकारिता विभाग, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना 
के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आनन्द बिहारी प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 278- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


